रजिस्ट्री सं० डी० ए ल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 17 , 2018 / चैत्र 27 , 1940 
NEW DELHI , TUESDAY, APRIL 17 , 2018/CHAITRA 27 , 1940 


सं . 1497 ] 
No. 1497] 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 13 अप्रैल , 2018 
का . आ . 1651 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 1704( अ ), तारीख 10 मई , 2016, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3 , उप – खण्ड (ii ), तारीख 11 मई , 
2016 में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 912.7892 हेक्टर ( लगभग ) या 2255 .502 एकड़ 
( लगभग ) माप वाली भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ; 

अत : अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 मई, 2018 
से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को , ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि को या ऐसी भूमि में अथवा उस पर के किसी अधिकार 
का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी । 

अनुसूची 
दि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड 
नैनी ओपनकास्ट परियोजना , नैनी क्षेत्र 

जिला - अंगुल , ओडिशा 
(रेखांक संख्या एससीसीएल / नैनी एरिया / अधिसूचना/ 2016 /1 , तारीख 29 मार्च, 2016 ) 
क्र . | ग्राम का नाम थाना थाना जिला भूमि का प्रकार ( एकड़ में ) 

कुल टिप्पणियां 
संख्या 
अभिधृति वन 

गैर - वन | एकड़ में 


सरकारी 


1 . 


कासीडीहा 


छेदीपादा | 95 


अंगुल 


13. 956 


12. 360 


12. 552 


| 


38 .868 | भाग 


| छेदीपादा 94 


अंगुल 


7 . 00 


तन्तुलोई 
गोपीनाथपुर 


7 .00 


भाग 


2251 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii )] 


| 3. | थलीपसी 


छेदीपादा | 101 


अंगुल 


46. 630 


18. 231 


4.735 | 


69. 596 | भाग 


बिम्बाधारापुर छेदीपादा | 102 


102. 785 


14.015 


223. 298 


पूर्ण 


कुडापासी 


छेदीपादा | 103 


| अंगुल 


112. 284 - 121.729 


15. 444 


249. 457 


भाग 


धौराखमान 


छेदीपादा | 104 


अंगुल 


17. 796 


42. 063 


18.3360 


78. 195 


| भाग 


| छेदीपादा 


अंगुल 


। 


0 . 000 


1589.088 


छेदीपादा 
आरक्षित वन 


0. 000 | 1589 . 088 | भाग 


कुल : 


293.451 


1896 . 969 


65 .082 | 2255 .502 


कुल: 2255 . 502 एकड़ ( लगभग ) या 912. 7892 हेक्टेयर ( लगभग ) 


अधिसूचित किए जाने वाले प्लाट : 


1. ग्राम : कासीडीहा - प्लाट संख्यांक : 


1 से 16, 17 (भाग ), 20 ( भाग ), 23 (भाग), 24( भाग), 25 से 29, 30 (भाग), 31, 32 (भाग) , 33, 34 (भाग), 36, 3092( भाग) , 
3138, 3176 . 


2. ग्राम : तन्तुलोईगोपीनाथपुर – प्लाट संख्यांक: 


193 ( भाग ), 194 ( भाग ), 195 ( भाग ), 196 से 199, 200( भाग), 201 (भाग). 


3. ग्राम : थलीपसी – प्लाट संख्यांक : 


1 से 17 , 18 (भाग), 19 (भाग), 20 ( भाग ), 52( भाग), 53 से 62, 63 (भाग), 64 (भाग ), 66 ( भाग ), 67 , 68 (भाग ), 69 से 118 , 
119 ( भाग), 120 (भाग), 229 ( भाग), 233 ( भाग), 234 ( भाग), 235 , 236, 237 ( भाग), 238 (भाग), 239, 240, 241 (भाग) , 
242( भाग), 243, 244, 245 (भाग), 247 ( भाग), 250( भाग), 251 से 431 , 432 ( भाग), 434 ( भाग), 436 (भाग), 437 ( भाग ), 
449 ( भाग), 471( भाग ), 472 ( भाग ), 473, 474 , 475 , 476( भाग ), 477 से 545 , 546 ( भाग), 547 ( भाग) , 548( भाग ), 549 , 
550( भाग ), 551 ( भाग), 552 ( भाग), 553 ( भाग ), 561 ( भाग ), 565, 566, 568, 569 , 570 . 

4. ग्राम : बिम्बाधारापुर – प्लाट संख्यांक : 


1 से 394. 


5 . ग्राम : कुडापासी -प्लाट संख्यांक : 
1 से 460, 461( भाग), 462( भाग), 463 से 466, 467( भाग), 492( भाग), 496, 499( भाग), 500 (भाग), 501 से 522, 523 ( भाग), 
527( भाग), 528, 529(भाग), 530( भाग), 531( भाग), 532 से 630, 631( भाग), 632 (भाग), 633 (भाग), 634( भाग), 635 ( भाग) , 
636 से 677 , 678( भाग), 679 ( भाग ), 680 ( भाग ), 681 ( भाग ), 682( भाग), 685( भाग), 686( भाग ), 687 (भाग), 688, 689 (भाग) , 
690, 691(भाग), 692( भाग ), 737( भाग), 738, 739 , 740, 741( भाग), 769 (भाग ), 770 से 783, 784(भाग) , 795 ( भाग), 796 
( भाग ), 797 (भाग), 802( भाग), 803 ( भाग), 804, 805, 806, 807 ( भाग ), 809( भाग), 955 ( भाग), 956( भाग ), 1017, 1223, 
1224 (भाग), 1225 से 1231, 1233 से 1297 . 


6. ग्राम धौराखमान प्लाट संख्यांक : 


1 से 19, 20 ( भाग ), 21( भाग), 22 से 52 , 53( भाग), 54 ( भाग ), 84( भाग), 85 ( भाग), 86 से 101 , 102 (भाग), 103, 104 , 
105 ( भाग ), 176( भाग), 178( भाग), 179, 180( भाग), 181( भाग), 182 से 212, 213(भाग ), 214 से 221, 222( भाग), 223 ( भाग), 
224( भाग), 225 ( भाग ), 226( भाग) , 255 ( भाग), 256 ( भाग ), 257( भाग ), 258, 259 , 260 ( भाग ), 261, 262 (भाग), 265( भाग) , 
266( भाग ), 267, 268( भाग ), 269 (भाग), 270 , 550, 551, 552 , 553, 558 , 559, 560 , 561, 562. 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7. छेदीपादा आरक्षित वन : 
सीमा वर्णन : 


नैनी कोयले खान की सीमा गौडनी नाला के बहाव उत्तर की ओर तट पर स्थित है जो छेदीपादा आरएफ , जो ब्लॉक सीमा के चरम उत्तर में 
है, की तीव्र कोने में , बिन्दु संख्या 1 से शुरू होती है । बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 82 - सीमा रेखा गौडनी नाला के उदय धारा के साथ 
में दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलती हुई छेदीपादा आरएफ को घेरते हुई जाती है। बिन्दु संख्या 82 से बिन्दु संख्या 110 - सीमा रेखा दक्षिण 
पूर्व दिशा में चलती हुई छेदीपादा आरएफ को घेरते हुई जाती है। बिन्दु संख्या 110 से बिन्दु संख्या 111 - सीमा रेखा उत्तर - पूर्व दिशा की 
ओर छेदीपादा आरएफ सीमा के साथ जाती है, जहां छेदीपादा आरएफ समाप्त होता है। बिन्दु संख्या 111 से बिन्दु संख्या - ए सीमा रेखा 
गांव कसीडीहा सर्वेक्षण संख्या 195 , 194, 193 , 201, 200 से गुजर कर आगे उत्तर - पूर्व दिशा में जाती है। बिन्दु संख्या ए से बिन्दु 
संख्या सी - सीमा रेखा गांव तन्तुलोईगोपिनाथपुर के सर्वेक्षण संख्या 36, 34, 30 , 92 , 32 , 30 , 24, 23, 20, 17 से गुजर कर आगे 
उत्तर - पूर्व दिशा में जाती है । बिन्दु संख्या सी से बिन्दु संख्या ई सीमा रेखा गांव थालीपसी के मध्य से गुजरती हुई सर्वेक्षण नं . 20 , 19 , 
18, 66, 68 , 64 , 63 , 52, 119 , 120 , 229, 223 , 234, 232 , 238, 241, 242 , 245 , 247 , 250 , 437 , 436, 432, 433 , 449 , 
471, 472 , 476, 561 , 552, 553, 550, 548, 547, 546 के मध्य से आगे उत्तर - पूर्व दिशा में जाती है । बिन्दु संख्या ई से बिन्दु संख्या 
| - सीमा रेखा गांव कुडापासी के मध्य से जाती हुई आगे उत्तर- पूर्व दिशा में सर्वेक्षण नं . 678, 679, 680 , 681, 682, 685 , 686, 687 , 
689 , 692, 691 , 635 , 634 , 633, 632, 631 , 737, 743, 769 , 809 , 807 , 802, 797, 796 , 795, 784 , 955 , 956, 530 , 529 , 
527 , 523 , 499 , 500 , 492, 467 , 1224, 462 , 461 से होकर गुजरती है। बिन्दु संख्या 1 से बिन्दु संख्या 112 - सीमा रेखा गांव 
छेदीपादा से जाती हुई सर्वेक्षण संख्या 222 , 223, 224 , 225 , 213, 226, 257 , 256, 255 , 260 के मध्य से होकर आगे उत्तर - पूर्व दिशा 
में जाती है । बिन्दु संख्या 112 से बिन्दु संख्या 113 - सीमा रेखा गांव छेदीपादा के मध्य से जाती हुई आगे उत्तर - पश्चिम दिशा में सर्वेक्षण 
नं . 269 , 268, 270, 266, 265, 262, 181 , 180, 178, 179, 176, 105, 102 , 85, 84, 54, 53, 21, 20 , के मध्य से होकर जाती 
है और प्वाइंट नं . 113 पर छेदीपादा आर. एफ . को मिलती है। बिन्दु संख्या 113 से बिन्दु संख्या 1 - सीमा रेखा छेदीपादा आरएफ सीमा 
के साथ उत्तर- पश्चिम दिशा में जाकर बिन्दु संख्या 1 पर समाप्त होती है । 
( 1) ग्राम कासीडीहा : ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या 111 , ए, और बी से घिरी है। ग्राम की सीमा रेखा बिन्दु संख्या 111 से शुरू होती है , 
जोकि त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु के पास स्थित है , और सर्वेक्षण नं . 195 पर छेदीपादा आरएपफ सीमा और ब्लॉक सीमा को छूती है । बिन्दु 
संख्या 111 से बिनदु संख्या ए - ब्लॉक सीमा रेखा गांव कासीडीहा से उत्तर -पूर्व दिशा की ओर जाती हुई सर्वेक्षण नं . 195, 194, 193 , 
201, 200 से गुजर कर सर्वेक्षण नं . 200 पर उत्तर- पूर्वी छोर पर गांव की सीमा को छूती है। बिन्दु संख्या ए से बिन्दु संख्या बी - ग्राम 
सीमा रेखा सर्वेक्षण नं . 200, 199, 195 से होकर जाती हुई बिन्दु संख्या बी पर छेदीपादा आरएफ सीमा को उत्तर-पश्चिम दिशा में 
छूती है। बिन्दु संख्या बी बिन्दु संख्या 111 - यह कासीडीहा गांव और छेदीपादा आरएफ के बीच सामान्य सीमा है । 
( 2) ग्राम तन्तुलोईगोपीनाथपुर : ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या ए, सी , डी , और बी से घिरी है। गांव सीमा रेखा बिन्दु संख्या ए, जोकि 
सर्वेक्षण संख्या 36 और सर्वेक्षण संख्या 34 के लिए आम बिंदु पर स्थित है, से शुरू होती है। बिन्दु संख्या ए से प्वाइंट संख्या सी .- ब्लॉक 
सीमा रेखा ग्राम तन्तुलोईगोपिनाथपुर के सर्वे संख्या 36, 34, 3092, 32, 30 , 24, 23, 20 , 17 से गुजर कर गांव सीमा को उत्तर -पूर्व 
दिशा की ओर सर्वेक्षण संख्या 17 पर छूती है। बिन्दु संख्या सी से प्वाइंट नं . डी – ग्राम की सीमा सर्वेक्षण संख्या 17, 16, 15, 14, 13, 
12, 11, 10 , 9 , 7, 3116, 5 और त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु के मध्य से गुजर कर उत्तर -पश्चिम दिशा में और सर्वेक्षण नं . 2, 1 के साथ चल 
कर, बिन्दु संख्या डी पर छेदीपादा आरएफ सीमा को छूती है। बिन्दु संख्या डी से बिन्दु संख्या बी - यह तन्तुलोईगोपिनाथपुर ग्राम और 
छेदीपादा आरएफ के बीच आम सीमा है। बिन्दु संख्या बी से बिन्दु संख्या ए – ग्राम की सीमा रेखा सर्वेक्षण संख्या 1, 31, 34 सीमा को 
समावेश करके दक्षिण - पश्चिम दिशा में बिन्दु संख्या ए पर समाप्त होती है । 
( 3) ग्राम थलीपसी : ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या सी , ई, एफ , जी , और डी से घिरी है। ग्राम सीमा रेखा बिन्दु संख्या सी से शुरू होती है, 
जोकि सर्वे नं . 20 पर स्थित है । बिन्दु संख्या सी से बिन्दु संख्या ई - ब्लॉक सीमा रेखा उत्तर - पूर्व दिशा की ओर गांव थालिपासी के बीच से 
सर्वेक्षण संख्या 20 , 19, 18, 66, 68, 64, 63, 52, 119 , 120 , 229, 223, 234 , 232 , 238, 241, 242 , 245 , 247, 250, 437 , 
436, 432, 433, 449, 471, 472, 476, 561 , 552, 553 , 550 , 548 , 547 , 546 से गुजर कर गांव सीमा सर्वेक्षण संख्या 546 पर 
छूती है। बिन्दु संख्या ई से बिन्दु संख्या एफ - गांव की सीमा रेखा उत्तर - पश्चिम दिशा में सर्वेक्षण संख्या 746, 745, 742, 541 , 536 , 
532, 531, 530 , 528, 527 , 526, 525, 524, 523 को संवेशित करते हुए जाती है । बिन्दु संख्या एफ से बिन्दु संख्या जी - ग्राम की 
सीमा रेखा सर्वेक्षण संख्या 510, 509 , 414, 413, 412, 411, 410, 409 , 408, 407 , 406, 403, 402 , 401, 96, 93, 89, 86, 85 
को संवेशित करते हुए पश्चिम दिशा में बिन्दु संख्या जी पर छेदीपादा आरएफ सीमा को छूती है। बिन्दु संख्या जी से बिन्दु संख्या डी - 
सीमा रेखा थालिपासी गांव और छेदीपादा आरएफ के बीच आम सीमा है । बिन्दु संख्या डी से बिन्दु संख्या सी - ग्राम सीमा रेखा दक्षिण 
पूर्व दिशा में सर्वेक्षण नं . 2, 3, 4, 11 , 15, 16, 17 , 18, 20 को संवेशित करते हुए बिन्दु संख्या सी पर बंद होती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


( 4) ग्राम बिम्बाधरपुर : ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या जी , एफ और एच से घिरी है। ग्राम सीमा रेखा बिन्दु संख्या जी से शुरू होती है जो 
त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु के करीब है और छेदीपादा आरएफ सीमा को छूती है। बिन्दु संख्या जी से बिन्दु संख्या एफ – ग्राम सीमा रेखा 
सर्वेक्षण संख्या 162, 163 , 164, 195 , 197 , 198 , 199, 200, 201 , 202, 203, 204, 205, 206, 207 , 208, 368, 369 , 370, 
372 , 374, 376, 378, 379, 380 को संवेशित करते हुए पूर्व दिशा में जाती है । बिन्दु संख्या एफ से बिन्दु संख्या एच – ग्राम सीमा 
रेखा सर्वेक्षण नं 380 , 379, 378, 377 , 376, 375 , 364, त्रिकोणीय जंक्शन बिंदु 363, 362, 353, 352 , 47, 44, 43, 34, 392 , 33 , 
389 , 32, 19, 17, 4 को संवेशित करते हुऐ उत्तर-पश्चिम दिशा में बिन्दु संख्या एच पर छेदीपादा आरएफ सीमा को छूती है । बिन्दु 
संख्या एच से बिन्दु संख्या जी - यह बिम्बाधरपुर ग्राम और छेदीपादा आरएफ के बीच आम सीमा है जोकि बिन्दु संख्या जी पर 
समाप्त होती है । 


( 5) ग्राम कुडापासी: ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या ई, आई, जे , एच और एफ से घिरी है । ग्राम सीमा रेखा बिन्दु संख्या ई से शुरू होती है , 
जोकि सर्वेक्षण संख्या 678 में त्रिकोणीय जंक्शन बिन्दु के करीब स्थित है । बिन्दु संख्या ई से बिन्दु संख्या आई – ब्लॉक सीमा रेखा उत्तर 
पूर्वदिशा की ओर गांव कुडापासी के बीच सर्वेक्षण संख्या 678, 680 , 681, 682, 688, 689, 691, 635, 634, 633 , 632 , 631 , 737 , 
741 , 769 , 809, 707, 703 , 796 , 784, 955 , 531, 530 , 527 , 523, 499, 492, 467 , 1224, 462 , 461 के मध्य से गुजर कर 
जाती है । बिन्दु संख्या आई से बिन्दु संख्या जे – ग्राम सीमा रेखा उत्तर -पश्चिम दिशा की ओर से सर्वेक्षण संख्या 461,त्रिकोणीय जंक्शन 
बिन्दु 393, 392, 391, 390, 389 , 388, 380, 379, 365, 364, त्रिकोणीय जंक्शन बिन्दु 362 , 47, 46, 44, 42, 32, 29, 25 को 
संवेशित करते हुए छेदीपादा आर . एफ . सीमा को बिन्दु संख्या जे पर छूती है। बिन्दु संख्या जे से बिन्दु संख्या एच – सीमा रेखा 
कुडापासी गांव और छेदीपादा आर. एफ . के बीच आम सीमा है । बिन्दु संख्या एच से बिन्दु संख्या एफ और बिन्दु संख्या ई – ग्राम की 
सीमा रेखा उत्तर -पूर्व दिशा में सर्वेक्षण संख्या 1, 1234, 1235, 1236 , 1237, 1, 111 , 112, 113, 127, 134 , 135 , त्रिकोणीय 
जंक्शन बिन्दु 136, 138 , 139 , 1223, 184 , 185 , त्रिकोणीय जंक्शन बिन्दु 186, 188 , 202 , 203, 204, 206, 676, 678 को 
संवेशित करते हुए बिन्दु संख्या ई में समाप्त होती है । 


( 6 ) ग्राम धोराखमान : ग्राम की सीमा बिन्दु संख्या आई 112, 113, और जे से घिरी है । ग्राम सीमा रेखा बिन्दु संख्या आई से शुरू 
होती है, जोकि सर्वेक्षण संख्या 222 पर स्थित है । बिन्दु संख्या आई से बिन्दु संख्या 112- ब्लॉक सीमा रेखा ग्राम धोराखमान और सर्वेक्षण 
संख्या 222, 224, 225 , 213, 226, 257, 256, 260 , 269 से गुजरकर उत्तर - पूर्व दिशा की ओर से जाती है । बिन्दु संख्या 112 से बिन्दु 
संख्या 113 – ब्लॉक सीमा रेखा सर्वेक्षण संख्या 269, 266, 262, 181, 180 , 179 , 176, 105, 102 , 85 , 84, 54, 53, 21, 20 को 
संवेशित करते हुए उत्तर -पश्चिम दिशा में छेदीपादा आर . एफ . सीमा को बिन्दु संख्या 113 पर छूती है । बिन्दु संख्या 113 से बिन्दु संख्या 
जे - यह धोराखमान ग्राम और छेदीपादा आर . एफ . के बीच आम सीमा है। बिन्दु संख्या जे से बिन्दु संख्या आई – ग्राम सीमा रेखा 
दक्षिण - पूर्व दिशा में जाती हुई 


सर्वेक्षण संख्या 27, 1228, 598, 1230, 552, 553, 34 , 35 , 36, 37, त्रिकोणीय जंक्शन बिन्दु 91, 92, 95, 200, त्रिकोणीय जंक्शन 
बिन्दु 201 , 202, 203, 219, 220 , त्रिकोणीय जंक्शन बिन्दु, 222 को संवेशित करते हुए , बिन्दु संख्या आई पर समाप्त होती है । 


[ फा . सं . 43015 /18/ 2015- एलए एण्ड आईआर ( खंड .I ) ] 


एन. के. सुधांशु , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th April, 2018 


S . O . 1651( E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S . O . 
1704 (E ), dated the 10th May, 2016 , under sub -section ( 1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub - section ( ii ), dated the 11th May , 2016 , the Central Government gave notice of its 
intension to prospect for coal in land measuring 912 .7892 hectares (approximately) or 2255 .502 acres (approximately ) in 
the locality specified in the Schedule appended thereto ; 


[ 411 II - 


US 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 7 of the said Act, the Central 
Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 10h May, 2018 , as the period within 
which the Central Government gives notice of its intension to acquire the said land or any rights in or over the said land 
specified in the Schedule appended hereto , under sub - section ( 1 ) of section 4 of the said Act. 


SCHEDULE 


THE SINGARENICOLLIERIES COMPANY LIMITED 

Naini Opencast Project, Naini Area 

District- Angul, Odisha 
( Plan bearing number SCCL /Naini Area/Notification /2016 /1, dated the 29th March, 2016 ) 


No . 


Name of 


non 


Thana 


villages 


Kasidiha Chandipada 
Tentuloi 

Chandipada 
gopinathapur 
| Thalipasi Chandipada 
| Bimbadharapur Chandipada 
Kudapasi Chandipada 
Dhaurakhaman | Chandipada 
Chhendipada 

Chandipada 
Reserve forest 

Total: 


Type of land in acres 

Remarks 
Thana Tenancy | Forest 

Total in 
District 
number 

forest 

acres 

Govt. 
95 Angul 13.956 12 .360 12 .552 3 8 .868 Part 
94 Angul 

7 .00 

7 .00 

Part 
101 Angul 46 .630 / 18 .231 4 .735 69 .596 Part 
102 Angul 102 . 785 | 106 .498 14 .015 223. 298 Full 
103 Angul 112 .284 121.729 15 . 444 249. 457 | Part 
104 | Angul 17 . 796 / 42. 063 | 18 . 3360 78 . 195 Part 
Angul 0.000 1589 .088 0. 000 1589.088 Part 

293.451 1896 .969 65. 082 2255.502 
Total : 2255 .502 acres ( approximately ) or 912 .7892 hectares ( approximately ) 


6 . 


Plots to be notified : 
1. Village:- Kasidiha- Plot numbers: 
1 to 16 , 17 (P ), 20 (P ), 23(P ), 24 (P), 25 to 29, 30 (P), 31, 32 (P ), 33, 34(P ), 36 , 3092 (P ), 3138, 3176 . 
2. Village: Tentuloigopinathpur- Plot numbers: 
193(P ), 194 (P ), 195 (P ), 196 to 199, 200(P ), 201 (P ). 
3 . Village : Thalipasi-Plot numbers: 
1 to 17 , 18 ( P ), 19 ( P ), 20 (P ), 52 ( P ), 53 to 62 , 63( P ) , 64 (P ), 66 ( P ), 67, 68( P ), 69 to 118 , 119 (P ), 120 (P ), 229( P ), 233 (P ), 
234 ( P ), 235 , 236 , 237 (P ), 238 ( P ), 239, 240 , 241(P ), 242( P ), 243, 244 , 245 (P ), 247( P ), 250 (P ), 251 to 431, 432 (P ), 
434 ( P ), 436 ( P ), 437 (P ), 449(P ), 471 (P ), 472 (P ), 473, 474, 475 , 476 ( P ), 477 to 545 , 546 (P ), 547 ( P ), 548 ( P ), 549 , 550 (P ), 
551( P ), 552 ( P ), 553(P ), 561(P ), 565 , 566 , 568 , 569, 570 . 
4 . Village : Bimbadharapur Plot numbers : 
1 to 394 
5 . Village : Kudapasi Plot numbers: 
1 to 460, 461( P ), 462( P ), 463 to 466 , 467 (P ), 492 ( P ), 496 , 499 ( P ), 500 ( P ), 501 to 522 , 523( P ), 527( P ), 528 , 529 (P ), 
530 (P ), 531( P ), 532 to 630 , 631 ( P ), 632 (P ), 633(P ), 634 (P ), 635 ( P ), 636 to 677, 678( P ) , 679( P ), 680( P ), 681(P ), 682 (P ), 
685 ( P ), 686 (P ) , 687( P ), 688 , 689( P ), 690 , 691( P ), 692 ( P ), 737 ( P ), 738 , 739 , 740 , 741( P ), 769 (P ), 770 to 783, 784 (P ) , 
795 ( P ), 796 ( P ) , 797( P ), 802 ( P ), 803 ( P ), 804 , 805 , 806 , 807(P ), 809( P ), 955 (P ), 956 (P ), 1017 , 1223 , 1224 (P ), 1225 to 
1231, 1233 to 1297 . 
6 . Village : Dhaurakhaman Plot numbers: 
1 to 19 , 20 (P ), 21 (P ), 22 to 52 , 53( P ) , 54 ( P ) , 84 (P ), 85 (P ), 86 to 101, 102 (P ), 103, 104, 105 (P ), 176 (P ), 178 (P ), 179 , 
180 (P ), 181(P ), 182 to 212 , 213 (P ), 214 to 221, 222(P ), 223 (P ), 224 ( P ), 225 ( P ), 226 (P ), 255( P ), 256 ( P ), 257( P ), 258 , 
259 , 260 (P ), 261, 262 (P ), 265 (P ), 266 ( P ), 267, 268( P ), 269( P ), 270 , 550, 551, 552 , 553 , 558 , 559 , 560, 561, 562. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


7 . Chhendipada Reserve forest. 

Boundary Description : 
The Naini Coal Mine Boundary starts from Point No. 1 which is situated at downstream North side bank of Gauduni 
Nala , at acute corner of Chhendipada RF, which is extreme North of the block boundary . From Point No . 1 to point 
No. 82 the Boundary moved along rise stream of Gauduni Nala which is in South -West direction, and encircling 
Chhendipada RF . From point No. 82 to point No. 110 , the boundary moved along South -East direction , encircling 
Chhendipada RF . From point No.110 to Point No . 111 the boundary moved towards North - East direction along the 
Chhendipada RF boundary , where at point No. 111 Chhendipada RF ends. From Point No. 111 to Point No. A the 
boundary moved further North -East direction across the village Kasidiha passing through Survey No . 195 , 194 , 193, 201, 
200 . From Point No. A to Point No.C the boundary moved further North - East direction across the village 
Tentuloigopinathpur passing through Survey No. 36 , 34 , 3092, 32 , 30 , 24 , 23, 20 , 17 . From PointNo.C to PointNo. E the 
boundary moved further North -East direction across the village Thalipasi passing through Survey No . 20 , 19 , 18 , 66 , 68 , 
64 , 63, 52 , 119 , 120 , 229, 223 , 234 , 232 , 238 , 241, 242 , 245 , 247 , 250 , 437 , 436 , 432 , 433 , 449 , 471, 472 , 476 , 561, 552 , 
553 , 550 , 548 , 547 , 546 . From Point No. E to Point No. I the boundary moved further North -East direction across the 
village KUDAPASI passing through Survey. No. 678 , 679 , 680 , 681, 682 , 685 , 686 , 687 , 689 , 692 , 691, 635 , 634 , 633 , 
632 , 631 , 737 , 743, 769, 809 , 807 , 802 , 797 , 796 , 795 , 784, 955 , 956 , 530 , 529 , 527 , 523, 499, 500, 492, 467, 1224 , 462 , 
461. From Point No. I to Point No.112 the boundary moved further North -East direction across the village Chhendipada 
passing through Survey No. 222 , 223 , 224 , 225 , 213, 226 , 257 , 256 , 255 , 260. From Point No. 112 to Point No. 113 the 
boundary moved North -West direction across the village Chhendipada passing through Survey .No. 269, 268, 270 , 266 , 
265, 262, 181 , 180 , 178 , 179 , 176 , 105 , 102, 85 , 84 , 54 , 53, 21, 20 , and touching the Chhendipada RF boundary at Point 
No. 113. From Point No. 113 to Point No. 1 the boundary moved North -West direction along the Chhendipada RF 
boundary and close at Point No. 1 . 
( 1) Village : KASIDIHA : Boundary bounded by Point No. 111 , A , and B .The village boundary line starts from Point 
No. 111 , which is situated close to the tri-junction point, touching the Chhendipada RF boundary and block boundary at 
Survey No. 195 . From Point No.111 to Point No. A , the block boundary moved towards North - East direction across the 
village Kasidiha passing through Survey No. 195 , 194 , 193 , 201, 200 , touching the village boundary at North - East end at 
Survey No. 200 . From Point No. A to Point No. В the village boundary moved in North -West direction covering the 
Survey No. 200 , 199 , 195 , and touching the Chhandipada RF boundary at Point No . B . From Point No . B to Point No.111 
it is common boundary between Kasidiha village and Chhendipada RF . 
(2 ) Village: TENTULOI GOPINATHAPUR : Boundary bounded by PointNo. A , C , D , and B . The village boundary line 
starts from Point No. A , which is situated at common point for Survey No. 36 and Survey No. 34 . From Point No. A to 
Point No. C , the block boundary moved towards North -East direction across the village Tentuloigopinathpur passing 
through Survey No. 36 , 34 , 3092, 32 , 30 , 24 , 23 , 20 , 17 touching the village boundary at North -East end at Survey No. 17 . 
From pointNo.C to PointNo.D the village boundary moved in North -West direction covering the Survey No. 17, 16 , 15 , 
14 , 13, 12, 11 , 10 , 9 , 7 , 3116 , 5 and passing through tri- junction point, and moved along Survey No. 2 , 1, touching the 
Chhendipada RF boundary at Point.No. D . From point No. D to Point No. B it is a common boundary between 
Tentuloigopinathpur village and Chhendipada RF. The village boundary from Point No. B to Point No. A moves in South 
West direction covering the Survey No. 1, 31 , 34 and closing the boundary at Point No. A . 
( 3 ) Village : THALIPASI : Boundary bounded by Point No. C , E , F , G , and D . The village boundary line starts from Point 
No. C , which is situated at Survey No . 20 . From Point No. C to Point No. E , the block boundary moved towards North 
East direction across the village Thalipasi passing through Survey No. 20 , 19 , 18 , 66 , 68 , 64, 63, 52 , 119 , 120 , 229 , 223 , 
234 , 232 , 238 , 241, 242 , 245 , 247 , 250 , 437 , 436 , 432 , 433 , 449 , 471, 472 , 476 , 561, 552 , 553 , 550, 548, 547 , 546 and 
touching the village boundary at North - East end at Survey No.546 . From point No. E to Point No. F the village boundary 
moved in North -West direction covering the Survey No. 746 , 745 , 742 , 541, 536 , 532 , 531 , 530 , 528 , 527 , 526 , 525 , 524 , 
523 . From point No . F to Point No. G village boundary moved in West direction covering Survey No . 510 , 509 , 414 , 413 , 
412 , 411, 410 , 409, 408 , 407 , 406 , 403 , 402, 401 , 96 , 93 , 89 , 86 , 85 , and touching the Chhendipada RF boundary at 
Point.No.G . From Point No.G to Point No.D it is common boundary between Thalipasi village and Chhendipada RF. 
From Point No. D to Point No. C the village boundary moved in South - East direction covering the Survey No. 2, 3 , 4 , 11, 
15 , 16 , 17 , 18 , 20 , and closing the boundary at Point No.C . 
(4 ) Village : BIMBADHARAPUR : Boundary bounded by Point No.G , F , and H . The village boundary line starts from 
Point No.G which is close to tri-junction point and touching the Chhendipada RF boundary . From Point No.G to Point 
No.F the village boundary moved in East direction covering the Survey No. 162, 163, 164, 195, 197 , 198 , 199 , 200 , 201, 
202 , 203, 204 , 205 , 206 , 207 , 208, 368 , 369, 370 , 372 , 374 , 376 , 378, 379 , 380 . From Point No .F to Point No. H the 
village boundary moved in North - West direction covering Survey No.380 , 379 , 378 , 377 , 376 , 375 , 364, trijunction point 
363 , 362 , 353, 352 , 47 , 44 , 43, 34 , 392 , 33, 389 , 32 , 19 , 17 , 4 , and touching the Chhendipada RF boundary at Point No.H . 
From Point No.H to Point No.G . it is common boundary between Bimbadharapur village and Chhendipada RF closing 
the boundary at Point No .G . 


[ 4TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(5 ) Village: KUDAPASI : Boundary bounded by Point No. E , I, J , H , and F . The village boundary line starts from Point 
No. E , which is situated close to the tri -junction point at Survey No.678. From Point No. E to Point No. I . The block 
boundary moved towards North -East direction across the village Kudapasi passing through Survey No .678 , 680 , 681, 
682 , 688, 689 , 691 , 635 , 634 , 633 , 632 , 631 , 737, 741, 769, 809, 707 , 703, 796 , 784 , 955 , 531 , 530 , 527 , 523, 499, 492 , 
467 , 1224 , 462, 461. From Point No . I to PointNo. J the village boundary moved in North -West direction covering the 
Survey No. 461, tri-junction point, 393, 392 , 391, 390 , 389 , 388, 380 , 379 , 365 , 364 , tri - junction point, 362, 47 , 46 , 44 , 
42 , 32 , 29, 25 and touching the Chhendipada RF boundaryat Point No. J. From Point No .J to Point No. H it is common 
boundary between KUDAPASI village and CHHENDIPADA RF . From Point No.H to Point No. F and Point No. E . the 
village boundary moved in North - East direction covering the Survey No. 1, 1234 , 1235 , 1236 , 1237 , 1, 111, 112 , 113 , 
127 , 134 , 135 , tri-junction point 136 , 138 , 139, 1223 , 184 , 185 , tri-junction point, 186 , 188 , 202, 203, 204 , 206 , 676 , 678 
and closing the boundary at point No. E . 
(6 ) Village: DHAURAKHAMAN : Boundary bounded by Point No. “I , 112 , 113 , and “I . The village boundary line 
starts from Point No. I , which is situated at Survey No. 222 . From Point No. l to Point No.112 The block boundary 
moved towards North -East direction across the village Dhaurakhaman passing through Survey No. 222 , 224 , 225 , 213 , 
226 , 257, 256 , 260 , 269. From Point No. 112 to Point No. 113 the block boundary moved in North -West direction 
covering the Survey No. 269, 266 , 262, 181, 180 , 179 , 176 , 105 , 102 , 85 , 84 , 54 , 53 , 21, 20 and touching the 
Chhendipada RF boundary at Point No. 113 . From Point No . 113 to Point No. J it is common boundary between 
Dhaurakhaman village and Chhendipada RF. From Point No. J to Point No. l the village boundary moved in South 
East direction covering the Survey No. 27 , 1228 , 598 , 1230 , 552 , 553 , 34 , 35 , 36 , 37 , tri-junction point, 91 , 92, 95 , 200 , 
tri-junction point, 201, 202 , 203 , 219 , 220 , tri- junction point, 222 and closing the boundary at Point No. I . 

[F . No. 43015 /18 / 2015 -LA & IR (Vol.I) ] 

N . K . SUDHANSU , Jt. Secy. 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date :2018.04.26 19:21:12 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


